- पंजीयन क्रमांक “ छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 

तक. 114- 009/ 2003 / 20 - 01 - 02. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. . क्रमांक 
जी . 2 -22- छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30 - 5 - 2001. " 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


- 


- 


क्रमांक 188 ] 


रायपुर , बुधवार , दिनांक 29 जुलाई 2009 श्रावण 7 , शक 1931 


- 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
___ मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 28 जुलाई 2009 


. 


अधिसूचना 


क्रमांक F- 1-18 /18/2008. - छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 
की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार नगर पंचायत जरही , जिला - सरगुजा 
के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है । 


... 1. 

.. 
2. 


जरही, नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है . और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड 
की सीमा निर्धारित करता है । 
यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जावेगा । . 


२ 


. 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


वार्ड का नाम 


___ ( 1) . 


, 3 


महात्मा गांधी वार्ड 
शिव मंदिर वार्ड 
पं . श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड . . 
संत मदर टेरेसा वार्ड . . 
नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड 
पं जवाहर लाल नेहरू वार्ड 
डॉ . भीमराव अम्बेडकर वार्ड 

. 


. 


5 


375 


. 


. 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2009 


- 


- 


( 2 ) 


इंदिरा गांधी वार्ड 
सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड .. . 
लरंग साय वार्ड . 

स्वामी विवेकानंद वार्ड 
... महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड 

लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 
- डॉ . राजेन्द्र प्रसाद वार्ड : 
. चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 


15 . 


- 


- 


नगर पंचायत जरही जिला सरगुजा प्रतापपुर का वार्ड विभाजन 


.. 


. चर्तुसीमा ( चौहदी) .. . 


महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 01 


उत्तर : कृषि भूमि से लगी हुई डब्ल्यू. बी . एम . रोड क्रास. करते हुए जंगलपारा तक । 
पूर्व : . बंशीपुर ग्राम की सीमा । 

बंशीपुर ग्राम की सीमा से शीतला मंदिर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग राज वस्त्रालय तक । . 
पश्चिम : . . राज वस्त्रालय से प्रारंभ होकर डब्ल्यू. बी. एम . रोड होते हुए कांति तिवारी का मकान तक । 


3 . 


. 


शिव मंदिर वार्ड क्रमांक 02. 


1. 


उत्तर : 


2. 


पूर्व : 


- श्री कांती तिवारी के घर के सामने डब्ल्यू. बी . एम . रोड होते हुये अटल चौक में झुन्नुलाल 

के घर तक । 
• राज वस्त्रालय के सामने पुलिया से प्रारंभ होकर जाने वाली सड़क कांती तिवारी के घर 

के पास स्थित महुआ . के झाड़ तक । . 
साप्ताहिक बाजार के पश्चिमी कोने से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर प्रांरभ होकर राज 
वस्त्रालय के पास । . . 

अटल चौक के पास स्थित श्री झुन्नुलाल के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर होते 
- हुये मुख्य मार्ग में साप्ताहिक बाजार तक । 


दक्षिण : 


3. 
.. .... 

4. 


पश्चिम : 


पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 03 


उत्तर : 


2. 
3 . 


पूर्व : . 

दक्षिण : . 
. पश्चिम : 


बाड़ीपारा में स्थित कबसराडाड़ में उत्तर की ओर अंतिम मकान से पूर्व की ओर टेड़िया । 
तालाब एवं कृषि भूमि । 
श्री कांती तिवारी के घर से उत्तर की ओर स्थित कृषि भूमि । । 
बनारस जाने वाली राजमार्ग पर प्रारंभ होकर कपराडाड़ होते हुये मशान नाला तक । . 
बाड़ीपारा जाने वाली सड़क कपसरांडाड़ । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2009 


. 


. 


. 


376 ( 1 ) 


- 


- 


संत मदर टेरसा वार्ड क्रमांक 04 . 


. उत्त्तर : 


. 


पूर्व : . 


मसान नाला से प्रारंभ होकर बदरी गुप्ता के मकान से होते हुये नगर पंचायत कार्यालय - 
से गुजर कर बनारस रोड पर भटगांवों की ओर जाने वाली सड़क पर मिलती है । । 
पुलिया से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर एस.ई. सी .एल . कालोनी से होते हुये बनारस रोड 
पर मिलने वाली सड़क तक । 
शक्ति नगर एस. ई . सी. एल . कालोनी में प्रतीक्षा गृह से पश्चिम की ओर अंतिम मकान तक । 


3. . दक्षिण : 


पश्चिम : 


पश्चिम की ओर मसान नाला तथा एस. ई. सी .एल. का . उत्तर पश्चिम कोने पर निर्मित 
बाउन्डरी वॉल । 


नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड क्रमांक 05 


1. 


उत्तर : 


पूर्व : 


क्वाटर नंबर 468 से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर विद्युत खंभा नं . 150 तक | 
शक्ति नगर कालोनी में क्वाटर नंबर 468 से प्रांरभ होकर भटगांव जाने वाली सड़क के 
मुख्य मार्ग पर जाकर मिलती है । 
क्वाटर नंबर 509 से प्रांरभ से होकर 124 , 125, 174 होते हुये प्रतिक्षालय भवन के पास 
तक । 
क्वाटर नंबर 509 से प्रांरभ होकर दक्षिण की ओर खुली भूमि एवं आवासीय भवन । 
क्वाटर नंबर 509 से प्रारभ हो 


__ दक्षिण : . 


4. 


पश्चिम : . 


पं . जवाहर लाल नेहरू वार्ड क्रमांक 06 . . . 


- 1 . . उत्तर : 
. . 2 . पूर्व : 

दक्षिण : 
4. पश्चिम : 


बनारस रोड़ में स्थित प्लांटटेशन तक । 
भवन क्रमांक 205, 206, 207 , 207 से होते हुये भवन क्रमांक 255 तक । 
क्वाटर नंबर 212 से प्रारंभ होकर 472 तक । 
प्रतिक्षा शेड के पास निर्मित पुलिया से प्रांरभ होकर बनारस जाने वाली मुख्य मार्ग पर 
मिलती है । . 


डॉ . भीमराव अंबेडकर वार्ड क्रमांक 07 


उत्तर : एसईसीएल कालोनी के शक्तिनगर में स्थित प्रतिक्षालय शेड के सामने की ओर भवन 

... . क्रमांक 52 से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व कोने पर निवासरत श्री कुमार के मकान तक । 
2. - पूर्व : श्री . पी . कुमार के भवन से प्रारंभ होकर डी 9, 10 भवनं होते हुये बनारस मार्ग से भटगांव 

. जाने वाली सड़क तक । 
3. दक्षिण : भटगांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क । 
4. पश्चिम : . भटगांव जाने वाली सड़क । . 


इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 08 


उत्तर : 
पूर्व : . 


. 


वार्ड क्रमांक 07 का दक्षिणी सीमा । 
शक्तिनगर में विद्युत खंभा क्रमांक 31 , 32 भटगांव रोड पर स्थित , होते हुये उत्तर की 
ओर जाने वाली सड़क तक । 


. 


376 ( 2 ) 


- छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2009 


- 


- 


3. 
4 . 


दक्षिण : 
पश्चिम : 


भटगांव रोड पर खंभा से प्रारंभ होकर एसईसीएल के बाउण्ड्रीवाल तक । 
स्नेह सम्मेलन भवन से प्रांरभ होकर विद्युत खंभा क्रमांक 14, 15 होते हुये पंचवटी के 
नाम पर लगे हुये बोर्ड तक । 


सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड क्रमांक 09 


उत्तर : 
2. पूर्व : 
3 . . दक्षिण : 


. 


जरही चौक से प्रांरभ होकर पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग पर शक्ति नगर जाने वाली सड़क । 
जरही चौक । . 
मुख्य मार्ग पर शक्ति नगर जाने वाली सड़क से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर एमपी टिर्की 

के मकान होते हुये भवन क्रमांक सी 28 से लेकर 31 तक होते हुये शक्ति नगर में पंचवटी 
. बोर्ड तक । 
. बनारस रोड से प्रांरभ होकर पंचवटी के बोर्ड होते हुये भटगांव जाने वाली सड़क । . 


Raw 


4. 


पश्चिम : 


. लरंग साय वार्ड क्रमांक 10 


1. 


उत्तर : 


पूर्व : 


डी . ए. वी . स्कूल के अहाता से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के .. । 
सामने से अरूण पांडेय के मकान तक । 
अरूण पांडेय के मकान से प्रारंभ होकर एसईसीएल क्वाटर के दिवाल के पीछे से 
मलारपारा डुमरिया बांध पश्चिमी पूर्वी कोना भटगांव जाने वाली सड़क तक | . . . 
छुहीपार बांधपारा होकर डुमरिया बांध के पश्चिमी कोने तक | . 
भटगांव जाने वाली सड़क पर डी . ए. वी .स्कूल से प्रांरभ होकर दक्षिण की ओर डुमरिया 
बांध तक । 


दक्षिण : 
पश्चिम : 


__ _ 4 . 


. . . 


स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 11 . 


1. 
2 . 


उत्तर : 
पूर्व : 
दक्षिण : 
पश्चिम : 


स्टेट बैंक एटीएम तक दुकानें | . 
बी . टाईप क्वाटर श्री मंडल के आवास गृह से प्रारंभ होकर मकान नंबर 107 तक | . 
कालोनी का अहाता । 
श्री अनिल सिंह के मकान से प्रारंभ होकर श्री एस . ए . रिजवी के मकान तक | 


4. 


महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 12 . . 


. 


1. . उत्तर : .. 

2 . . . पूर्व : 
. 3. दक्षिण : 

पश्चिम : 


पानी टंकी एवं खुला मैदान । 
माइन्स क्वाटर नंबर 1 से 70 तक आवासीय भवन तक । 
पंप हाऊस के पास पूजा घर एवं अहाता । . . . . . 
पानी टंकी से प्रारंभ होकर क्वाटर नंबर 228 से होते हुये सड़क से गुजर कर दक्षिण 
दिवाल के पास पूजा गृह तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्रं , दिनांक 29 जुलाई 2009 . 


376 ( 3 ) 


लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 13 . 


उत्तर : 

खुली भूमि एवं सड़क । 
पूर्व : क्वाटर नंबर 218 से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर पंप हाऊस तक | 
दक्षिण : अहाता जो पंप हाऊस के पास निर्मित सड़क के पास स्थित है । 
पश्चिम : . . क्वाटर नंबर 228 का पिछला ब्लाक जो एस रिजवी के निवास स्थल के पास टेलीफोन 

खंभा होते हुये स्थित दक्षिण सड़क पर मिलती है । 


___ डॉ . राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 14 


. 


मार 


तक । 


1. उत्तर : माइन्स क्वाटर नंबर 278 से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर हार्ट , मैन क्वा . नं . 8 तक । 
2. । पूर्व : पुलिया से प्रांरभ होकर करौंधा की ओर जाने वाली मार्ग में हार्ट मैन " क्वा . तक । . 
3. दक्षिण : क्वाटर नंबर 25 से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर चौक के पास स्थित क्वाटर नंबर 39 . 

से 50 तक । 
पश्चिम : . पानी टंकी चौक से प्रांरभ होकर माइन्स क्वाटर नंबर 278 के पास । 


. 


चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 15 


. 


1. 


उत्तर : . बनारस रोड पर स्थित एसईसीएल कालोनी सी टाइप से होकर जरही चौक तक । 
पूर्व : बनारस रोड के दक्षिण की ओर स्थित एसईसीएल का ग्राउण्ड जो जरही नगर पंचायत के . 

सीमा में आता है । जो करौंधा ग्राम पंचायत के उत्तरी सीमा तक | 
दक्षिण : दक्षिणी पूर्वी कोने तक स्थित छोटी पीपल के झाड़ से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर पानी 

टंकी तक । 
पश्चिम : पानी टंकी के पास से प्रारंभ होकर शिशु मंदिर के पास से सड़क से होते हुये जरही 

... . . मोड़ के पास लगाये गये होर्डिंग बोर्ड तक । 


Raipur, the 28th July 2009 


NOTIFICATION 
No. F-1- 18 / 18 / 2008 . - n exercise ofthe powers conferred by sub - section (1) of Section 29 of Chhattisgarh 
Municipalities Act. 1961 (No. 37 of 1961) the State Government,hereby determine the extent ofwards of Nagar 
Panchayat, Jarhi Distt. Sarguja as per Schedule given below : 


1. 
2. 


Divide the Jharhi Nagar Panchayat into 15 ward and define the limit of all such wards as per Schedule . 
Notify that one member shall be elected for every ward . . 


. 


. 


, 


SCHEDULE : : 


Ward No . 


Name ofWard 


. 


Ward No : 01 


MahatmaGandhiWard 


376 (4 ) 


TITATE T543 , Patio 29 TOTS 2009 


. 


. 


( 2 ) 


Ward No. 02 


Shiv Mandir Ward . 


; Ward No . 03 


Dr. Shyama Prasad Mukharjee Ward 


Ward No. 04 


SaintMother Teresa Ward 


Netaji Subhash Chandra Bose Ward 


Ward No. 05 
Ward No . 06 


Pandit Jawahar Lal Nehru Ward 


Ward No . 07 


: . 


Dr. Bhimrao Ambedkar Ward ". 


Ward No. 08 


IndiraGandhiWard 


Ward No. 09 


Sardar Vallabh Bhai PatelWard 


Ward No. 10 


Larang SaiWard 


Ward No. 11 


SwamiVivekanand Ward : : 


Ward No. 12 


Maharani Laxmi BaiWard 
Lal Bahadur ShastriWard 


Ward No. 13 


Ward No. 14 


. Dr. Rajendra Prasad Ward , 


Ward No . 15 


Chandrashekhar AzadWard 


mh 


1. North 
2 . East 
3 . South 


Mahatma GandhiWard No . 01 

Agricultural Land Crossing W .B.M . Road to Jungalpara . . . 
The Border of Banshipur Gram Panchayat. 
Starting the BanshipurGram Panchayat Border on theRoad of Banaras 
Raj Marg till Shitla Mandir. . 
Starting the Raj Vashtralaya House tilKanti TiwariHouse via W .B. M . 
Road. . . 


4. West . 


. 


. 


North 


. 


. . : 


: 


2. East :: : 


: 


: 


Shiv Mandir Ward No . 02 

. 
Via WBM Road infront of Shri Kanti Tiwari upto Jhúnnulal s House at 
Atai Chowki : : : . . . . . . . . . . : : : 
The Road beginning from the bridge infront of Raj Vastralaya upto the 
Mahua tree situated near Kanti Tiwari s House . 
Beginning from the Western Corner of Weekly Market towards East 
upto the Bridge Constructed near Raj Vastralaya. .. 
Towards south beinning from Shri Jhunnulai s house located near Atal 
Chowk upto Weekly Market via Main Road. 


; 


: 3 


South 


: . . 4 : West 


. . . 


• 


. 


. 


. . ;" 


. . 


. 


SHT 17649, Fatih 29 GMT$ 2009 , 


376 ( 5 ) 


M 


: 1. North 


2. East 
3. South 


Pandit Shyama Prasad Mukherjee Ward No. 03 . . 

Towards North in Kapsaradand situated in Baadipara , and towards . 
East from the lasthouse upto the Pond & Agricultural Land . · 
Towards North from Shri Kanti Tiwari s House upto Agricultural Land. - 
Beginning from Banaras going Highway via Kapsaradand upto Bridge 
near Massan Nala . 
Road going to Baadipara , Kapsaradand . 


. 


4 . West 


1. North 


i 


2 . East 


SaintMother Teresa Ward No . 04 

Beginning from Masaan Nala via BadriGupta s House Passing Nagar 
I Panchayat Office meeting Banaras Road at Bhatgaon going Road . 
. . . Upto roadmeeting Banaras Main Road beginning from the bridge to 

wards north via SECL Colony. 
: Beginning from Waiting House at Shakti Nagar Colony upto lastHouse 

towards West. . 
Masaan Nala towards West and SECL Boundary Wall constructed at 
North -West Corner 


. 


. 


3. South 


: 


4 . West 


West 


: 


: 


1. North 
2 . East 


Netaji Subhash Chandra Bose Ward No . 05 · 
: : Upto Electric Pole No. 150 beginning from Qtr. No. 468 towardsWest 

Meeting Bhatgaon going Main Road beginning from Shakti Nagar 
Colony Qtr. No . 468 . 
Upto nearWaiting Building Beginning from Qtr. No . 509 via 124 , 125 , 
174 . 
Upto Open Land and Residential Building towards South beginning 
from Qtr. No . 509. 


3. South 





. 


w 


wwymi . , 


1 . North 
2 . East 
3. South 
4 . West 


Pandit Jawahar Lal Nehru Ward No. 06 
i Upto Plant Station situated in Banaras Road . 

Upto Q . No. 255 via Qtr. No . 205, 206 , 207 , 208. 
Upto Qtr. No. 472 beginning from Qtr. No . 212. 
Meeting Banaras Going Main Road beginning from Bridge Constructed 
nearWaiting Shed . 


. . 

. : 


: 


. 


1. North 


Dr. Bhimrao Ambedkar Ward No. 07 

Upto Shri Kumar s House resident at North East Corner Beginning 
from Qtr. No . 52, infront of Waiting Shed situated at Shakti Nagar 

Colony of SECL. 
. 

Upto Bhatgaon going Banaras Road beginning from Shri P. Kumar s 
House via D -9 , 10 . 


i 


. 


Fast 


2. East 


i 


376 (6 ) 


ORHITE TH43 , P4714 29 TCATÉ 2009 


3 . South 
4 . West 


Bhatgaon Going Main Road. 
Bhatgaon Going Road 


1. North : . 
2 . East 


: 
: 


A 


. 


. 


Indira Gandhi Ward No . 08 
Southern BorderofWard No. 99 . 
Upto road going towards North , Electric Pole No. 31, 32 situated at . . 
ShaktiNagar, Bhatgaon Road . . . 
Upto SECL Boundary Wall beginning from Electric Pole on Bhatgaon 
Road . . 
Upto board naming Panchwatibeginning from Sneh Sammelan Build 
ing via Electric Pole No. 14 , 15. . 


. .. 


3. South 


4 . Westi 


1 . North 


. 


2. East 
3. South 


Sardar Vallabh Bhai Patel Ward No. 09 

Shakti Nagar goingRoad beginning from JarhiChowk towards west on 
Main Road . : 
Jarhi Chowk. 
Upto Panchwati Road at Shakti Nagar. going road on Main Road to 
wards North via M .P. Tirkey s House upto Qtr. No. C- 28 to C - 31 . 
Bhatgaon going Road beginning from Banaras Road via Board of 
Panchwati. 


4. West 


1 . North 


2 . East 


Larang Sai Ward No. 10 
Upto Arun Pandey s Home infrontof SKGB beginning from Boundary 
Wall of DAV School 
- Upto Malarpara Dumaria Bandh Western Eastern Corner Bhatgaon 

going road, beginning from Arun Pandey s House via behind the bound 
ary wall of SECL Quarters . 

Upto Western Corner of Dumaria Bandh via Chhuthipara Bandhpara . 
: . Upto Dumariya Bandh towards South beginning from DAV School on 

Bhatgaon going road . . 


+ 3 . South 


: 


: 4 . West : 


1 . North 
2 . East 
3. South 
4 . West 


Swami Vivekanand Ward No . 11 . . 

State Bank ATM & Shops. . 
Upto Qtr. No. 107 beginning from Shri Mandal s Residence at B - Type. 
Boundary Wall of Colony. 
Upto Shri A. Rizvi s House beginning from Shri Anil Singh s House . 


. 


. 


1. North 
2. East 


. 
. 


: 
. : 


Maharani Laxmi Bai Ward No. 12 
. Water Tank & Open Ground . 

From Residential Miners Quarter s No. 01 to 70. 


ETHI T599 , Fatia 29 JMT 2009 


376 ( :) 


3 . South 
4 . West 


Pooja /Worship Place & Wall near Pump House. 
Upto Pooja House near South Wall beginning from Worship . Water 
Tank (Paani Tanki) Via Qtr.No. 228 & Passing Road . 


1. North 
2 . East 

3 . South 
. 4 . West 


· Lal Bahadurshastri Ward No. 13 

Open Land & Road . 
Beginning from Qtr. No . 218 , towards South upto Pump House . 
Wall situated near Constructed road near Pump House. . . . 
Back block of Qtr. No . 228 , meeting South Road Via Electric Pole 
situated near the residence of S . Rizvi. . 


: 


1. North 


2 . East 


Dr. Rajendra Prasad Ward No . 14 . 

Upto Hatment Qtr.No. 8 beginning from Miners Qtr. No. 278 towards 
east . 
Upto HatmentQuarters on Karoundha going road beginning from the 
bridge . 
Upto Qtr. No. 39 to 50 situated near chowk beginning from Qtr.No. 25 
towards West. . 
Near Miners Qtr. No. 278 beginning from Paani Tanki Chowk. " 


: 
: 


South 


4. West 


: 


: 


1. North 
2. East 


Chandrashekhar Azad Ward No . 15 
: Upto Jarhi Chowk Via SECL C - Type Colony Situated in Banaras road. 

Meeting Northern Border From Gram Panchayat Karaundha side on 
Southern Corner of SÉCL Colonies beginning from New Situated 
Hatment Colony 
Upto Water Tank beginning from the Peepal Tree Situated at the South 
ern Eastern Corner. . . . 
Upto the Hoarding Board Planted near Jarhi Chowk, beginning from 
the near Paani Tanki Via road near Shishu Mandir. 


. 


3 . South 


. 


i 


4 . West 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , . 

HATTEN , Bfatica hrad . 


. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2009. . 


